निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 472) 


19 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

11 फरवरी 2015 
सं0 22 / नि०सि०(वीर ) - 07 - 09 / 2005 / 440 _ श्री योगेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी 
तटबंध प्रमंडल, चंद्रायण सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध वर्ष 2002 - 03 में उक्त प्रमंडल के पदस्थापन अवधि में बरती गयी 
अनियमितता की जॉच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी । उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त नेपाली 
बोल्डर आपूर्ति में रॉयल्टी मद में प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा चार अदद एकरारनामों के अनुसार सामंजन नहीं करने आदि 
आरोपों को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के उपरांत विभागीय ज्ञापांक 280 दिनांक 28 .03.07 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 
क गठित करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी0 ) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । इनके 
विरूद्ध निम्न आरोप गठित किये गये । 

नेपाली बोल्डर आपूर्ति में रॉयल्टी मद में प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा चार अदद एकरारनामों के अनुसार सामंजन 
नहीं करने एवं इसके भुगतान करने के लिए तैयार किये गये विपत्रों की जॉच नियमानुकूल नहीं करना । 

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर किया गया । समीक्षा में पाया गया 
कि संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं : 

(i) श्री प्रसाद द्वारा बोल्डर के दर विशलेषण में बोल्डर का उक्त दर (बिहार सरकार का उक्त दर) लिया है 
परन्तु बोल्डर का नाम नेपाली बोल्डर दिया है । 

(ii) मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत दर 135.00 प्रति घन मी0 रॉयल्टी मद में राशि 30.00 प्रति घन मी0 की दर 
से काटनी थी , जो ऐसा इनके द्वारा नहीं किया गया । 

( iii) श्री प्रसाद द्वारा नेपाली बोल्डर हेतु नेपाल का नाम न देकर बिहार सरकार के बोल्डर दर 135 रूपये 
प्रति घन मीटर दर विश्लेषण में देकर स्वीकृत कराया जिसमें रॉयल्टी का दर 50 रूपये प्रति घन मीटर है । अतः बोल्डर 
के जिस दर विशलेषण के आधार पर प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है यह कोशी प्रमंडल , बिहार के अनुसूचित दर के 
आधार पर है अर्थात् बोल्डर का दर 135. 00 रूपये प्रति घन मीटर कोशी प्रमंडल , बिहार का है , न कि नेपाल का है । 
इसमें रॉयल्टी का दर 50.00 रूपये प्रति घन मीटर सम्मिलित है । जबकि संवेदक द्वारा 31.39 रूपये प्रति घन मीटर की 
दर से नेपाली सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया गया । इस प्रकार इनके द्वारा 50 – 31. 39 = 18.61 रूपये प्रति 
घन मीटर की दर से संवेदक के विपत्र से काट लेना था , जो ऐसा नहीं किया गया । 

इस प्रकार श्री प्रसाद द्वारा संवेदक को रूपये 18.61 प्रति धन मीटर के दर से बोल्डर मद में रूपये 
1, 35 , 772 / - ( एक लाख पैंतीस हजार सात सौ बहत्तर रूपये) का अतिरिक्त भुगतान किया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 अप्रील 2015 
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 196 
दिनांक 10.02.14 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । 

विभागीय समीक्षा में पाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में पूर्व में कही बातों को 
दुहरायी गयी । इनमें कोई नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है । 

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री प्रसाद के विरूद्ध उक्त आरोप प्रमाणित पाया गया । 
प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध निम्न दंड देने का निर्णय लिया गया । 
1. पेंशन से 5 (पाँच) प्रतिशत की राशि की कटौती पाँच वर्षों तक । 
2. उक्त दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है । 

उक्त आदेश श्री योगेन्द्र प्रसाद , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को दिया एवं संसूचित 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश चन्द्र झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 472 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


